निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 ज्येष्ठ 1932 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 1 जून 2010 


( सं० पटना 344) 


वाणिज्य कर विभाग 


- - - - 


- - - 


यस 


प्रकार 


- 


अधिसूचना 

27 मई 2010 
सं० 9 / सं०प्र० - 12 - 2 / 01 - 2302 अनु० — संसदीय कार्य विभाग के अधिसूचना सं० 411 , दिनांक 23 
मार्च 2010 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं० 3484, दिनांक 01 सितम्बर 2009 में आंशिक संशोधन करते हुए 
माननीय उप - मुख्यमंत्री / मंत्री, वाणिज्य कर विभाग की अध्यक्षता में निम्न प्रकार विभागीय परामर्शदातृ समिति का 
गठन किया जाता है । 
सदस्य का नाम 

पदनाम 
श्री सुशील कुमार मोदी, उप -मुख्यमंत्री / मंत्री 

अध्यक्ष 
मो० खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम, स०वि०स० 

सदस्य 
श्री शिवचन्द्र राम , स०वि०स० 

सदस्य 
श्री महेश्वर हजारी, स०वि०स० 

सदस्य 
श्रीमती सुनीता देवी, स०वि०स० 

सदस्य 
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ज्ञानु , स०वि०स० 

सदस्य 
श्री कृष्णानन्द प्रसाद वर्मा, स०वि०स० 

सदस्य 
श्री महाचन्द्र प्रसाद सिंह , स०वि०प० 

सदस्य 
श्री चन्दन बागची, स०वि०प० 

सदस्य 
10. श्री फैजुद्दीन अहमद आजाद, वा० - कर अपर आयुक्त 

सदस्य सचिव 


ल 


ल 


+ 


७ 


- 


० 


बिहार गजट ( असाधारण) , 1 जून 2010 


2. समिति के सदस्यों को उसी दर से यात्रा – भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा, जो विधान 
मंडल के सदस्य के रूप में उन्हें अनुमान्य है । इसका भुगतान यथास्थिति बिहार विधान - सभा / बिहार 
विधान परिषद् सचिवालय के उपर्युक्त बजट शीर्ष से होगा । 

3. समिति के सदस्य सचिव बैठक बुलाने की व्यवस्था करेंगे । बैठक में उपस्थित सदस्यों के 
यात्रा भत्ता विपत्रों की बैठक में ली गई उपस्थिति के आधार पर प्रतिहस्ताक्षरित कर विधान - सभा / विधान 
परिषद् सचिवालय को भुगतान हेतु प्रेषित करेंगे । 

विहार - राज्यपाल के आदेश से, 

( ह० ) अस्पष्ट , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 344 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


